PARTI ] 


HARYANA GOVT . GAZ ., OCT . 20, 2009 ( ASVN. 28, 1931 SAKA) 


627 


गृह विभाग 


आदेश 


दिनांक 9 अक्तूबर , 2009 
क्रमांक 2/ 7/ 96-2 गृह गो ०. - चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल, राज्य में सम्भावित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संतुष्ट है कि राष्ट्रीय 
सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन जिलाधीशों को तुरन्त कार्यवाही करने हेतु प्राधिकृत करना आवश्यक है । 

इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके 
द्वारा निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 2) के अधीन राज्य सरकार की शक्तियां हरियाणा राज्य के सभी जिलाधीशों द्वारा 
भी उनकी अपनी - अपनी अधिकारिता के भीतर, दिनांक 22 अक्तूबर, 2009 से 21 जनवरी , 2010 तक तीन मास की अवधि के लिए प्रयोग की 
जा सकेंगी । 


चण्डीगढ़ : 
दिनांक 6 अक्तूबर , 2009 


कृष्ण मोहन , 
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार , 

गृह विभाग । 


सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग 


दिनांक 28 अगस्त, 2009 


संख्या 1731सक० ( 4) -2009. - हरियाणा के राज्यपाल द्वारा डे-केयर सैन्टर स्कीम का नाम बदलकर वरिष्ठ नागरिक क्लब किया 
जाता है । 


चण्डीगढ़ : 


नवराज सन्धु 
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार , 
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग | 


दिनांक 4 अगस्त , 2009 


SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT DEPARTMENT 


The 28th August, 2009 


No. 1731 -SW ( 4)-2009.- The Governor of Haryana is pleased to Rename the Day Care Centre Schemes as the 
" Senior Citizen Club " henceforth . 


NAVRAJ SANDHU , 


Chandigarh : 
The 4th August, 2009 


Financial Commissioner and Principal Secretary to 
Government Haryana , Social Justice and Empowerment Department. 


46265 - C.S. - H.G.P., Chd. 


